रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 3 , 2017 / आषाढ़ 12 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY, JULY 3, 2017/ASADHA 12, 1939 


सं . 588 ] 
No . 588 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 जुलाई, 2017 
सा . का .नि . 821 ( अ). – केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आयकर अधिनिमय , 1961 (1961 की 43 ) ( इसमें इसके पश्चात् 
आयकर अधिनियम कहा गया है ) की धारा 295 सपठित धारा 44कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( अठारहवाँ संशोधन ) नियम , 2017 है । 
___ ( 2) ये 19 जुलाई, 2017 को लागू होंगे । 

2. आयकर नियम , 1962 के परिशिष्ट II के प्ररुप संख्या 3 गघ में , क्रमांक संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे , अर्थात् : 

" 31 ( क) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लिए गए या स्वीकार किए गए आयकर अधिनियम की धारा 269 धध में विनिर्दिष्ट 
सीमा से अधिक रकम में प्रत्येक ऋण या जमा का विवरण : 
(i) उधार देने वाला या निक्षेपकर्ता का नाम , पता और स्थायी खाता संख्या ( यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध 


ho 


हो ) ; 


(ii) लिये गए या स्वीकार किए गए ऋण या निक्षेप की रकम ; 
(iii) क्या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ऋण या निक्षेप चुका दिया गया था ; 
(iv ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में अधिकतम बकाया रकम ; 


4086 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(v) क्या ऋण या निक्षेप बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के प्रयोग 

द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था ; 


(vi ) चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिए गए या स्वीकार किए गए ऋण या निक्षेप के मामले में क्या वह पाने वाले के 

खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था । 
( ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 269धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में लिए गए या स्वीकार 
किए गए विनिर्दिष्ट राशि का विवरण : 
(i) वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त की गई है, उसका नाम, पता और स्थायी खाता संख्या ( यदि निर्धारिती के 

साथ उपलब्ध हो ); 
( ii) लिये गए या स्वीकार किए गए विनिर्दिष्ट राशि की रकम ; 
(iii) क्या विनिर्दिष्ट राशि बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के प्रयोग द्वारा 

ली गई थी या स्वीकार की गई थी ; 


( iv) चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिए गए या स्वीकार किए गए विनिर्दिष्ट राशि के मामले में , क्या वह पाने वाले के खाते 

में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था । 
( केन्द्रीय , राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी कम्पनी, बैंककारी कंपनी के मामलों में (क) और ( ख) विवरणों 
का दिया जाना आवश्यक नहीं है ।) 
( ग) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में प्रत्येक ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम के 
पुनः संदाय का विवरण : 

(i) पाने वाले का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या ( यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो ); 


( ii ) पुनः संदाय की रकम ; 
(iii ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में अधिकतम बकाया रकम ; 
(iv) क्या पुनः संदाय बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के प्रयोग द्वारा किया 

गया था ; 


( v ) चैक या ड्राफ्ट द्वारा लिए गए या स्वीकार किए गए पुनः संदाय के मामले में क्या वह पाने वाले के खाते में देय 

चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था । 
( घ ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम के 
पुनः संदाय का विवरण जो बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली द्वारा प्राप्ति से भिन्न हो : 


___ (i) उधार देने वाला या निक्षेपकर्ता या वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राप्त किया गया है, उसका नाम , पता और 

स्थायी खाता संख्या ( यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो ); 
(ii ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली द्वारा प्राप्ति से 

भिन्न ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम । 
( ड.) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान चैक या ड्राफ्ट द्वारा प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक 
ड्राफ्ट न हो , धारा 269 न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम के पुनः संदाय का 
विवरण : 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) उधार देने वाला या निक्षेपकर्ता या वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राप्त किया गया है। उसका नाम, पता और 

स्थायी खाता संख्यां ( यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो ); 


(ii ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्ति , जो पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने के खाते में देय 

बैंक ड्राफ्ट न हो, ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम । 
( केन्द्रीय , राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी कम्पनी, बैंककारी कंपनी या निगम से लिए गए या स्वीकार 
किए गए किसी ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम के पुनः संदाय के मामले में (ग )( घ ) और ( ड.) विवरणों को दिया जाना 
आवश्यक नहीं हैं )"। 


[ अधिसूचना सं . 58/ 2017/ फा . सं. 370142/10/ 2017-टीपीएल ] 

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान ) 


टिप्पण : मूल नियम , अधिसूचना संख्या का . आ . 969( अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आयकर 

(17वां संशोधन ) नियम, 2017 अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 642( अ), तारीख 27 जून , 2017 द्वारा अंतिम 
संशोधन किया गया था । 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd July, 2017 
G . S . R . 821 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 44AB read with section 295 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income- tax Act ), the Central Board of 
Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules , 1962 , namely : 
1. (1) These rules may be called the Income –tax (18th Amendment) Rules, 2017 . 

(2) They shall come into force from the 19th day of July 2017 . 
2. In the Income-tax Rules, 1962 , in Appendix II , in Form No . 3CD, for serial number 31 and the entries 
relating thereto the following shall be substituted , namely : 

“ 31. (a ) Particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 
269SS taken or accepted during the previous year : 
(i) name, address and Permanent Account Number ( if available with the assessee ) of the lender 

or depositor; 
( ii ) amount of loan or deposit taken or accepted ; 
(iii) whether the loan or deposit was squared up during the previous year ; 
( iv ) maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year ; 
( v ) whether the loan or deposit was taken or accepted by cheque or bank draft or use of electronic 

clearing system through a bank account; 
(vi) in case the loan or deposit was taken or accepted by cheque or bank draft, whether the same 

was taken or accepted by an account payee cheque or an account payee bank draft. 
(b ) Particulars of each specified sum in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken 
or accepted during the previous year: 

(i) name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee ) of the person 

from whom specified sum is received ; 
(ii) amount of specified sumtaken or accepted ; 


am 


or at 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(iii ) whether the specified sum was taken or accepted by cheque or bank draft or use of electronic 

clearing system through a bank account; 
( iv) in case the specified sum was taken or accepted by cheque or bank draft, whether the same 

was taken or accepted by an account payee cheque or an account payee bank draft. 
(Particulars at (a ) and (b ) need not be given in the case of a Government company , a banking company 
or a corporation established by the Central , State or Provincial Act.) 

(c ) Particulars of each repayment of loan or deposit or any specified advance in an amount exceeding 
the limit specified in section 269T made during the previous year: 

(i) name, address and Permanent Account Number ( if available with the assessee ) of the payee ; 


( ii ) amount of the repayment; 
( iii ) maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year ; 
(iv ) whether the repayment was made by cheque or bank draft or use of electronic clearing 

system through a bank account; 
(v ) in case the repayment was made by cheque or bank draft, whether the same was taken or 

accepted by an account payee cheque or an account payee bank draft. 
( d ) Particulars of repayment of loan or deposit or any specified advance in an amount exceeding the 
limit specified in section 269T received otherwise than by a cheque or bank draft or use of electronic 
clearing system through a bank account during the previous year : 

(i) name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee ) of the lender , 

or depositor or person from whom specified advance is received ; 
amount of loan or deposit or any specified advance received otherwise than by a cheque or 
bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous 

year. 
(e ) Particulars of repayment of loan or deposit or any specified advance in an amount exceeding the 
limit specified in section 269T received by a cheque or bank draft which is not an account payee cheque or 
account payee bank draft during the previous year: 

(i) name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee ) of the lender , 

or depositor or person from whom specified advance is received ; 
( ii ) amount of loan or deposit or any specified advance received by a cheque or a bank draft 

which is not an account payee cheque or account payee bank draft during the previous year. 
( Particulars at (c ), (d ) and (e) need not be given in the case of a repayment of any loan or deposit or any 
specified advance taken or accepted from the Government, Government company , banking company or 
a corporation established by the Central, State or Provincial Act)” . 

[Notification No. 58 / 2017 /F . No. 370142/ 10 /2017 - TPL ] 

SALIL MISHRA , Director ( Tax Policy & Legislation ) 
Note : The principal rules were published vide notification number S . O . 969 (E ), dated the 

and last amended by Income-tax ( 17th Amendment ) Rules , 2017 vide notification number 
G .S .R . 642 ( E ), dated the 27th June , 2017 . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .07 .03 23:00:19 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


